निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 पौष 1935 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 8 जनवरी 2014 


( सं० पटना 61 ) 


गन्ना उद्योग विभाग 


कार्यालय आदेश 

25 नवम्बर 2013 
सं0 बि . ऊ . - 02 - 11 / 2011 - 2281 — ईख कास्तकारों से प्राप्त अभ्यावेदन, उनके गन्ने का सामायिक निष्पादन 
हेतु समीक्षोपरांत मेसर्स भारत सुगर्स मिल , सिधवलिया को विभागीय कार्यालय आदेश संख्या - 2242 दिनांक 
19. 11. 2013 के द्वारा स्वीकृत पथ केन्द्रों के अतिरिक्त निम्नाकिंत पथ क्रय केन्द्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
क्रमांक प्रखंड का नाम 

आवंटित क्रय केन्द्र का नाम 

थाना संख्या 
___ 1 2 3 

4 
| 1 मोतीपुर जसौली गोहा 

268 
2 __ मोतीपुर 

कुड़िया 

270 
मीनापुर पखनाहा श्रीराम 

51 
काँटी 

पेनी छपरा 


89 


2. चीनी मिल को निदेश दिया जाता है कि मिल में पेराई आरंभ करने के साथ ही उक्त क्रय केन्द्रों का 
परिचालन करेंगे । 
3. शेष शर्ते पूर्ववत् रहेगी । 

आदेश से , 
लियान कुंगा, 
ईखायुक्त । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 61 -571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


